रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D. L.- 33004 /99 


EANINR 


HINTATE 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , अक्तूबर 7 , 2016 / आश्विन 15 , 1938 
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7 , 2016 /ASVINA 15 , 1938 


सं . 324 ] 
No. 324 ] 


जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण 

संकल्प 


नई दिल्ली , 7 अक्तूबर, 2016 


सं . 2/ 9/ 2002- बी . एम . जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय घटक के विस्तृत अध्ययन , 
सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य करने के लिए सिंचाई मंत्रालय ( अब जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ) के अधीन राष्ट्रीय 
जल विकास अभिकरण ( एन . डब्ल्यू . डी . ए .) एक रजिस्टर्ड सोसाइटी की स्थापना 1982 में की गई। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की 
सोसाइटी तथा शासी निकाय की संघटना संकल्प संख्या 1( 7 )/ 80 - पी . पी . दिनांक 26. 08. 1981 के अनुच्छेद 3 और 5 के अंतर्गत क्रमश: 
प्रकाशित की गई । 

तत्पश्चात् सरकार ने संकल्प संख्या 22/ 27 / 92 - बी . एम. दिनांक 11 मार्च, 1994 के द्वारा जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय 
परिप्रेक्ष्य के हिमालय घटक को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के उद्देश्यों में संशोधन किया । संकल्प 
संख्या 1( 7)/ 80 - पी . पी . दिनांक 26. 8.1981 के अनुच्छेद 3 और 5 में आगे संकल्प संख्या 2/ 9/ 2002- बी . एम ./ 58 दिनांक 13. 02. 2003 
तथा दिनांक 12. 03. 2004 द्वारा संशोधन किया गया । 

अब 2 जून , 2014 आंध्र प्रदेश राज्य को दो राज्यों नामत : आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विभाजित किया गया है । तेलंगाना राज्य 
गोदावरी और कृष्णा बेसिनों का सह बेसिन राज्य है । 

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए , संकल्प संख्या 2/ 9/ 2002- बी . एम ./ 58 दिनांक 13. 02. 2003 के अनुच्छेद संख्या 3 और 5 में 
संशोधन की आवश्यकता है। तदनुसार सरकार ने इन अनुच्छेदों में संशोधन किया है जिन्हें इस प्रकार पढा जाए : 
अनुच्छेद संख्या 3, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी में निम्नलिखित सदस्य होगें : 


| माननीय मंत्री, जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय , भारत सरकार अध्यक्ष 
| माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार | उपाध्यक्ष 
| सदस्य ( कृषि एवं जल संसाधन ), नीति आयोग 

| सदस्य 
आंध्र प्रदेश , असम , बिहार, छत्तीसगढ , गुजरात , हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक , केरल , मध्य | सदस्य 
प्रदेश, महाराष्ट्र , ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पंजाब , राजस्थान, तमिलनाडु , तेलंगाना, उत्तर 


4774GI/ 2016 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


सदस्य 


12. 


प्रदेश , उत्तराखंड तथा संघ शासित पुडुचेरी राज्यों के मुख्य मंत्री/ मंत्री तथा सचिवों या 
उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो मुख्य अभियंता स्तर से कम न हो और जो जल 
संसाधन /सिंचाई के प्रभारी हों । 
सचिव , जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय , 
भारत सरकार 
सचिव , कृषि तथा कृषक कल्याण मंत्रालय ( कृषि सहकारिता तथा कृषक कल्याण विभाग ) सदस्य 
या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो 
सचिव, वित्त मंत्रालय ( व्यय विभाग ) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर सदस्य 
से कम न हो 
सचिव , ऊर्जा मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो सदस्य 
सचिव , विज्ञान तथा तकनीकी मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव सदस्य 
स्तर से कम न हो 
सचिव , पर्यावरण , वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो | सदस्य 

संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो 
11. सचिव , नीति आयोग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो । सदस्य 
अध्यक्ष , केंद्रीय जल आयोग 

सदस्य 
अध्यक्ष , केंद्रीय भूजल बोर्ड 

सदस्य 
अध्यक्ष , केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 

सदस्य 
| अपर सचिव , जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय , भारत सरकार सदस्य 
सदस्य ( डब्ल्यू. पी . एण्ड पी . -),केंद्रीय जल आयोग 

सदस्य 
17. सदस्य ( पी . एण्ड आर. -), केंद्रीय जल आयोग 

सदस्य 
18. महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सदस्य 

सचिव से कम न हो । 
महानिदेशक, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद सदस्य 

संयुक्त सचिव से कम न हो । 
20 . भारत के महा सर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण या उनका प्रतिनिधि 

सदस्य 
निदेशक, दूर संज्ञान केन्द्र या उनका प्रतिनिधि 

सदस्य 
संयुक्त सचिव ( पी . पी .), जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय 

सदस्य 
आयुक्त ( एस . पी .), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय 

सदस्य 
24. | महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण 

सदस्य - सचिव 


13. 


15 . 


16. 


19. 


21. 


22 . 


23. 


अनुच्छेद संख्या 5 ,निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्रभावी तौर से पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में निम्नलिखित संघटन 
का एक शासी निकाय होगा : 


2. 


___ 3. 

4. 


सदस्य 


| सचिव , जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय , भारत सरकार 

अध्यक्ष 
सचिव , वित्त मंत्रालय ( व्यय विभाग) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर 

सदस्य 
से कम न हो 
सचिव , ऊर्जा मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो सदस्य 
सचिव , कृषि तथा कृषक कल्याण मंत्रालय ( कृषि सहकारिता तथा कृषक कल्याण विभाग ) | 
या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो 
सचिव, विज्ञान तथा तकनीकी मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव सदस्य 
स्तर से कम न हो 
| सचिव , पर्यावरण , वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो सदस्य 
संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10 


11. 


12. 


13. 


सदस्य 


20. 


7. | सचिव , नीति आयोग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो सदस्य 
अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग 

सदस्य 
अध्यक्ष ,केंद्रीय भूजल बोर्ड 

सदस्य 
अध्यक्ष , केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 

सदस्य 
अपर सचिव , जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय , भारत सरकार 

सदस्य 
सदस्य ( डब्ल्यू . पी . एण्ड पी .), केंद्रीय जल आयोग 

सदस्य 
सदस्य ( पी . एण्ड आर .),केंद्रीय जल आयोग 

सदस्य 
14. महानिदेशक , भारतीय मौसम विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त | सदस्य 

सचिव से कम न हो । 
15. || संयुक्त सचिव ( पी . पी .), जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय 

सदस्य 
16. | आयुक्त ( एस . पी .), जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय 

सदस्य 
17. जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से । 

कम न हो , आन्ध्र प्रदेश 
18. जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से सदस्य 

कम न हो , असम 
जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से सदस्य 
कम न हो , बिहार 
जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से - सदस्य 
कम न हो , छत्तीसगढ़ 
जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से सदस्य 
कम न हो , गुजरात 
जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से सदस्य 
कम न हो , हरियाणा 
जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से सदस्य 
कम न हो , झारखंड 
जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से सदस्य 
कम न हो , कर्नाटक 
जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से | सदस्य 
कम न हो , केरल 
जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से । सदस्य 
कम न हो , मध्यप्रदेश 
जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से सदस्य 
कम न हो , महाराष्ट्र 
जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से । सदस्य 
कम न हो , ओडिशा 
जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से । सदस्य 
कम न हो , पंजाब 
जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से । सदस्य 

कम न हो , राजस्थान 
31. जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से । सदस्य 

कम न हो , तमिलनाडु 
जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से सदस्य 
कम न हो , उत्तराखंड 


32 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC . 1 ] 


23 


35 . 


जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से सदस्य 
कम न हो , उत्तरप्रदेश 
जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से | सदस्य 
कम न हो , पश्चिम बंगाल 
जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से सदस्य 
कम न हो , पुद्दुचेरी 
जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से - सदस्य 

कम न हो , तेलंगाना 
37. महानिदेशक , राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण 

सदस्य - सचिव 
सदस्य - सचिव , जो पूर्ण कालिक होंगे के अलावा अध्यक्ष तथा अन्य सभी सदस्य अंशकालिक आधार पर कार्य करेंगे। 

संजय कुंडू , संयुक्त सचिव ( पी . पी .) 


आदेश 
यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों, राष्ट्रपति के निजी सचिव तथा 
सेना सचिवों , प्रधान मंत्री कार्यालय , भारत के महा लेखा परीक्षा नियंत्रक , नीति आयोग तथा केन्द्र सरकार के सभी संबंधित 
मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ प्रेषित किया जाए । 
2. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा संबंधित राज्य सरकारों से 
अनुरोध है कि वे भी सामान्य सूचना के लिए इसे राज्य के राजपत्रों में प्रकाशित करें । 

संजय कुंडू, संयुक्त सचिव ( पी . पी .) 


MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT 

AND GANGA REJUVENATION 

RESOLUTION 

New Delhi, the 7th October, 2016 
No.2 /9 /2002 - BM . — The National Water Development Agency (NWDA ), a Registered Society under the Ministry 
of Irrigation ( now Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation) was set upinthe year 1982 to 
carry out detailed studies, surveys and investigations in respect of Peninsular Component of National Perspective for water 
resources development. The Composition of the Society and Governing Body of NWDA were published under Para 3 and 
5 of the Resolution No . 1 ( 7)/ 80 -PP dated 26.8. 1981 respectively. 

The Government subsequently modified the objectives of NWDA to include the Himalayan component of 
National Perspective of water resources development through a Resolution No. 22/27 /92 -BM dated 11th March , 1994. Para 
3 & 5 of the Resolution No. 1 ( 7 ) / 80 - PP dated 26. 8 .1981 was further modified through Resolution No . 2 / 9 / 2002 - BM/ 58 
dated 13.02. 2003 and dated 12. 03 . 2004 . 

Now , the Andhra Pradesh State has been divided in two States viz ; Andhra Pradesh and Telanganga wef 
2nd June, 2014 . The Telanganga State is co -basin State of Godavari and Krishna basins. 

In view of the above , the Para Nos . 3 & 5 of the Resolution No. 2 /9 / 2002 -BM /58 dated 13 .02.2003 require 
modification . Accordingly , the Government modifies the these paras to read as under : 
Para No. 3 The NWDA Society will have following Members ; 
Union Minister for Water Resources, RD & GR , Govt . of India 

President 
Union Minister of State for Water Resources, RD & GR , Govt. of India 

Vice- resident 
Member ( Agri. & WR), NITI Aayog 

Member 
Chief Ministers / Ministers and Secretaries or their nominees not below the rank of Chief Member 
Engineer so nominated in - charge of Water Resources / Irrigation of the States of Andhra 
Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Kerala , 
Madhya Pradesh , Maharashtra , Odisha, Punjab , Rajasthan , Tamil Nadu , Telangana , Uttar 
Pradesh , Uttarakhand , West Bengal and Union Territory of Puducherry 
Secretary, Ministry of Water Resources, RD & GR, Govt. of India 

Member 
Secretary or his nominee not below the rank of Joint Secretary or equivalent, Ministry of Member 
Agriculture & Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation & Farmers 
Welfare ) 
Secretary or his nominee not below the rank of Joint Secretary or equivalent, Ministry of Member 
Finance (Deptt. of Expenditure ) 
Secretary or his nominee not below the rank of Joint Secretary or equivalent, Ministry of Member 
Power 


- 


लं 


[ 9701 I - Dus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9 . 


Secretary or his nominee not below the rank of Joint Secretary or equivalent, Ministry of Member 
Science & Technology 
Secretary or his nominee not below the rank of Joint Secretary or equivalent, Ministry of Member 
Environment, Forest and Climate Change 
Secretary or his nominee not below the rank of Joint Secretary or equivalent, NITI Member 
Aayog 
Chairman , Central Water Commission 

Member 
Chairman , Central Ground Water Board 

Member 
Chairman , Central Electricity Authority 

Member 
Additional Secretary , Ministry of Water Resources, RD & GR , Govt. of India 

Member 
Member (WP& P ), Central Water Commission 

Member 
Member (D & R ), Central Water Commission 

Member 
Director General or his nominee not below the rank of Joint Secretary or equivalent, India Member 
Meteorological Department 
Director General or his nominee not below the rank of Joint Secretary or equivalent, Member 
Geological Survey of India 
Surveyor General of India or his representative , Survey of India 

Member 
Director or his representative, National Remote Sensing Centre 

Member 
Joint Secretary (PP ), Ministry of Water Resources, RD & GR 

Member 
Commissioner (SP ),Ministry of Water Resources, RD & GR 

Member 
Director General, National Water Development Agency 

Member 

Secretary 
Para No 5 . The National Water Development Agency will have a Governing Body to carry out effectively the objectives 
set forth with the composition as below : 


Chairman 
Member 


Member 
Member 


Member 


Member 


Secretary ,Ministry of Water Resources, RD & GR , Govt. of India 
Secretary or his nominee not below the rank of Joint Secretary , Ministry of 
Finance (Deptt. of Expenditure ) 
Secretary or his nominee not below the rank of Joint Secretary ,Ministry of Power 
Secretary or his nominee not below the rank of Joint Secretary , Ministry of 
Agriculture & Farmers Welfare (Deptt. of Agriculture , Co- operation & Farmers 
Welfare ) 
Secretary or his nominee not below the rank of Joint Secretary , Ministry of 
Science & Technology 
Secretary or his nominee not below the rank of Joint Secretary , Ministry of 
Environment, Forests and Climate Change 
Secretary or his nominee not below the rank of Joint Secretary , NITI Aayog 
Chairman , Central Water Commission 
Chairman , CentralGround Water Board 
Chairman , Central Electricity Authority 
Additional Secretary , Ministry of Water Resources, RD & GR , 
Member (WP& P ), Central Water Commission 
Member ( D & R ), Central Water Commission 
Director General or his nominee not below the rank of Joint Secretary , India 
Meteorological Department 
Joint Secretary ( PP), Ministry of Water Resources, RD & GR 
Commissioner ( SP ), Ministry of Water Resources, RD & GR , 
Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer , 
Andhra Pradesh 
Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer, 
Assam 
Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer, 
Bihar 


Member 
Member 
Member 
Member 
Member 
Member 
Member 
Member 


Member 
Member 
Member 


Member 


Member 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC . 1 ] 


20 . 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer, 
Chhattisgarh 
Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer, 
Gujarat 
Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer , 
Haryana 
Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer, 
Jharkhand 
Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer, 
Karnataka 
Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer, 
Kerala 
Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer, 
Madhya Pradesh 
Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer , 
Maharashtra 
Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer , 
Odisha 
Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer , 
Punjab 
Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer , 
Rajasthan 
Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer, 
Tamil Nadu 
Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer , 
Uttarakhand 
Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer, 
Uttar Pradesh 
Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer, 
West Bengal 
Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer, 
Puducherry 
Water Resources Secretary or his nominee not below the Rank of Chief Engineer, 
Telangana 
Director General, NationalWater Development Agency 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


36 . 


Member 


37. 


Member 
Secretary 


Except the Member -Secretary , who will be full-time, the Chairman and all other Members will work on part 
time basis . 


SANJAY KUNDU , Jt . Secy. ( PP) 


ORDER 
Ordered that this Resolution be communicated to all the concerned States Governments and the Union Territory , 
the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister s Office , the Comptroller & Auditor General of 
India , the Niti Aayog and all concerned Ministries/Departments of the CentralGovernment for information . 


2 . Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India and the concerned State Governments be 
requested to publish it in the state Gazettes for general information . 


SANJAY KUNDU , Jt . Secy. (PP ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

HARINDRA 

Digitally signed by 

HARINDRA KUMAR 
KUMAR 

Date: 2016 .10.28 13:39:55 


+ 05 30 


